निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 613 ) पटना , शुक्रवार , 14 जुलाई 2017 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
30 मई 2017 


सं० 22 / नि०सि०(सिवान) - 11 -11 / 2016 - 776 - श्री राजीव रंजन कुमार ( आई०डी० - जे० 7793 ) तत्कालीन 
कनीय अभियंत , बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अवर प्रमंडल, छितौनी, शिविर सोनपुर सम्प्रति सहायक अभियंता से 
दिनांक 11. 07. 2016 को 11: 24 अपराह्न में एवं दिनांक 25 .07. 2016 को 12: 24 अपराह्न में मोबाइल ट्रैकिंग के दौरान 
अपने कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित पाये जाने के संबंध में क्रमशः विभागीय पत्रांक -1441 , दिनांक 19.07. 2016 एवं 
पत्रांक - 1606, दिनांक 29 .07. 2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 

श्री कुमार द्वारा उक्त दोनों स्पष्टीकरण के संबंध में एक ही तरह का जवाब समर्पित किया गया है । दिनांक 
11.07. 2016 के कार्य क्षेत्र से अनुपस्थिति के संबंध में अंकित किया गया है कि मेरी माँ कैंसर की मरीज है एवं कई 
महीनों से इनका ईलाज पटना से चल रहा है । दिनांक 11.7.16 की शाम जब मैं सोनपुर स्थित कार्यक्षेत्र में था तब उन्हें 
सूचना मिली की माँ की हालत चिन्ताजनक हो गयी है । ऐसी परिस्थिति में वे अपने वरीय पदाधिकारी को मोबाईल पर 
सूचित कर माँ को देखने पटना चले गये । साथ ही दिनांक 25.07. 16 को कार्यक्षेत्र से अनुपस्थिति के संबंध में भी माँ को 
देखने के लिए पटना जाने का उल्लेख किया गया है । 

उक्त दोनों स्पष्टीकरण के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की 
गयी । पाया गया कि कार्यक्षेत्र से बाहर रहने के संबंध में माँ की कैंसर मरीज होने (पूर्व तिथियों की चिकित्सा की 
छायाप्रति) एवं अचानक उनकी हालत चिन्ताजनक होने की बात कही गयी है । तत्पश्चात अपने वरीय पदाधिकारी को 
मोबाईल पर सूचना देने की बात कही गयी है । परंतु इस संबंध में किसी तरह की आकस्मिक अवकाश का कोई 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 जुलाई 2017 
आवेदन नहीं संलग्न की गयी है । जहाँ तक माँ की हालत चिन्ताजनक होने की बात है, तो दोनों स्पष्टीकरण में एक ही 
तरह के जवाब देना इनके क्रियाकलाप पर भी प्रश्न खड़ा करता है । दोनों ही तिथियों को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर रहने 
के संबंध में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से प्रतीत होता है कि ये कार्यालय अवधि में भी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर 
रहने के अभ्यस्त है । इनका यह कर्त्तव्य अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है । समीक्षोपरांत श्री कुमार के 
उक्त कृत्य के लिए सरकार द्वारा इनके एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित करने का 
निर्णय लिया गया है । 

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजीव रंजन कुमार ( आई0डी0 - जे0 - 7793) तत्कालीन कनीय 
अभियंता, बाढ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अवर प्रमंडल , छितौनी, शिविर सोनपर सम्प्रति सहायक अभियंता. समग्र 
योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल , मोतिहारी को निम्न दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है : 
“ एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


मग्र 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 613 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


